रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


भारत की राजपत्र 


मत्यपवजयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड ३ - उप - खण्ड ( i ) 
PART II ..- Section 3 - Sub -section (i) 


our/7/८२ 


82221 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 604 ] 
No. 604 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 15 , 1999 / अग्रहायण 24 , 1921 
NEW DELHI, WEDNESDAY , DECEMBER 15 , 1999 /AGRAHAYANA 24 , 1921 


- 


- - 


विद्युत मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 15 दिसम्बर , 1999 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सा. का. नि . 813( अ ). - केन्द्रीय सरकार विधुत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 1998 का 140 
की धारा - 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है : 
1 . संक्षिप्त नाम और प्ररम्भः ।। इन नियमों को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग सामान्य नियम , 1999 

कहा पाएन । 

12 ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
2 . परिभाषाएं: इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ की दृष्टि से अपेक्षित न हो 

का अधिनियम से तात्पर्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 है , 
ब) अनुसूची से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची है । 

धारा से तात्पर्य अधिनियम की धारा और 
! इन नियमों में प्रयुक्त शम्दों अथवा अभिव्यक्तियों जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है 

किन्तु अधिनियम में वे परिभाषित हैं , का वही अर्थ होय जो अधिनियम में है । 
3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनाः केन्द्रीय आयोग प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें 
पिछले वर्ष के दौरान । अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि में आयोग के कार्यकलापों का 
संक्षिप्त विवरण अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार दिया जाएगा । 


36459 /99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


4 . वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनाः केन्द्रीय आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को 
प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के अन्त तक प्रेषित करनी होगी । 


अनुसूची 


केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ( सामान्य) नियम, 1999 . 


नियम - 3 देखें 


केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का प्रोफार्मा 


अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक का पत्र 
आयोग का संक्षिप्त परचय 
अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण 
आयोग का अधिदेश 
लक्ष्य संबंधी विवरण 
पूर्व वर्ष 
- प्रशासन 
- आय- व्यय का विवरण 
- थोक विद्युत टैरिफ 
- अन्तर्राज्यीय पारेषण विनियमन 
- अन्य कार्यकलाप 
भावी कार्यसूची 


7 . 


[ फा . सं. 25 / 19 /99 - आर. एण्ड आर. ] 

बालेश्वर राय, संयुक्त सचिव 


( HT 1 - 708 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF POWER 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th December, 1999 


G .S.R. 813(E ).- In exercise of the powers conferred by section 54 of the Electricity Regulatory 

Commissions Act, 1998 (14 of 1998 ), the Central Government hereby makes the 
following rules, namely : 


1. 


Short title and commencement - ( 1 ) These rules may be called the Central 
Electricity Regulatory Commission General Rules, 1999. 


2 . 


They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 


Definitions:- In these rules, unless the context otherwise requires: 


(a) “ Act” means the Electricity Regulatory Commission Act , 1998 ; 


(b ) “ Schedule” means the Schedule annexed tu these rules . 


(© ) " section" means the section of the Act; and 


(d ) Words and expressions used and not defined but defined in the Act shall have 

the meanings respectively assigned to them in the Act. 


3 . Preparation of Annual report. – Every year the Central Commission shall prepare 
an annual report containing a summary of its activities during the previous year 
commencing from the 1 " day of April to the 31 day ofMarch of the following year in 
the form specified in the Schedule . 


4 . Submişsion of annual report. – The copies of the annual report shall be forwarded 
by the Central Commission to the Central Government by the end of October each year, 


SCHEDULE 
THE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 

(GENERAL ) RULES, 1999. 

(See rule - 3) 
FORM OF ANNUAL REPORT OF THE CENTRAL ELECTRICITY REGYLATORY 
COMMISSION 


1 LETTER FROATH CH RPF 20 


DCTE YECUTIVE 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec, 3 (1)] 


2. THE COMMISSION IN BRIEF . 


3. PROFILE OF CHAIRPERSON AND MEMBERS. 


4 . THE MANDATE OF THE COMMISSION . 


5. MISSION STATEMENT. 


5. THE YEAR IN RETROSPECT. 


- Administration 
- Statement of income and expenditure 
-- Bulk Power Tarifi 
-Regulation of Inter State Transmission 
- Other initiatives 


7 . AGENDA FOR THE FUTURE, 


[F . No . 25 /19 /99- R & R ] 
BALESHWAR RAI, Jt . Secy. 


Printod by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Maynpurl, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publicutions, Delhi- 110054. 


